m 


18 


HAR . 


. 


ART 


.PP 


. . 


. 


. 


in 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

24 माघ , 193 6 ( श०) 
संख्या 86 राँची , शुक्रवार 

13 फरवरी, 2 0 15 ( ई० ) 


पंचायती राज एवं एन आर०ई०पी० ( विशेष प्रमंडल) विभाग 


अधिसूचना 
12 फरवरी, 2015 


संख्या- 1स्था ( वि० ). 213 1 20141 4 16 -- जी० एस० आर० .. झारखण्ड पंचायत राज 
अधिनियम, 2001 ( झारखण्ड अधिनियम 06 , 2 0 0 1) की धारा 131 एवं धारा 68 के प्रावधानों के 
अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा झारखंड पंचायत निर्वाचन ( संशोधन ) 
नियमावली, 2 0 15 को प्रकाशित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शक्रवार , 13 फरवरी. 2015 


झारखण्ड पंचायत निर्वाचन ( संशोधन ) नियमावली, 20 15 


1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ . 

1 यह झारखण्ड पंचायत निर्वाचन ( संशोधन ) नियमावली, 2015 कही जा 

सकेगी । 
2 इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा | 

3 यह तुरंत प्रवृत होगा । 
2 . झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 21 का संशोधन . 

झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 20 0 1 के नियम 21 में शब्द मतदाता सूची प्रपत्र 4 में 
के पश्चात् शब्द अथवा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए , " अन्त: स्थापित 
किया जायेगा | 
3 . झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 में उपाबद्ध प्रपत्र- 13 का संशोधन . 
( i) झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 में उपाबद्ध प्रपत्र- 13 में शीर्ष शब्द निर्विरोध 

निर्वाचन के पश्चात शब्द प्रमाण- पत्र" अन्तःस्थापित किया जायेगा | 
( ii ) झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 में उपाबद्ध प्रपत्र- 13 में शब्द झारखण्ड 

पंचायत राज अधिनियम , 2001 के स्थान पर शब्द झारखण्ड पंचायत निर्वाचन 

नियमावली, 2001 प्रतिस्थापित किया जायेगा । 
( iii) झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 में उपाबद्ध प्रपत्र- 13 में शब्द जो उपर्युक्त 

पद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी थे | थी , सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए| गई है के 
पश्चात् शब्द तथा प्रमाणस्वरूप मैंने उन्हें यह निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया है 
अन्त : स्थापित किया जायेगा | 

संचिका संख्या : 1 स्था ( वि०) -2 13 1 2 0 14 / 4 16 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सरकार के प्रधान सचिव 
पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० 
( विशेष प्रमंडल) विभाग , 

झारखण्ड, रांची 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 86 - 5 0 + 500 । 


